निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 619 ) पटना, शुक्रवार , 14 जुलाई 2017 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

3 मई 2017 
सं० 22 / नि०सि० (वीर० ) - 07 - 05 / 15 - 638 - श्री ईश्वर सहाय राम , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पूर्वी 
तटबंध प्रमंडल सं० - 2, वीरपुर के विरूद्ध पदस्थापन काल में राष्ट्रीय समविकास योजना मद में कराये गये कार्यों के 
संबंध में बरती गयी अनियमितता के लिए समाहर्ता सुपौल के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत संकल्प ज्ञापांक 
1283, दिनांक 12.11. 12 द्वारा इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं श्री राम के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय 
अधिसूचना सं० - 1971, दिनांक 02. 09. 15 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया : 

(1) " दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 

पुनः श्री सूर्यनारायण यादव , सांसद / प्रतिनिधि द्वारा लोकायुक्त, बिहार के यहाँ परिवाद पत्र दिया गया । इसकी 
जाँच लोकायुक्त द्वारा निगरानी विभाग के तकनीकी प्रशिक्षण कोषांग से करायी गयी । तकनीकी प्रशिक्षण कोषांग द्वारा 
समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री राम के विरूद्ध उक्त आरोप के लिए पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2209 , 
दिनांक 05.10. 16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री राम से प्राप्त अभ्यावेदन की 
समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षा में यह पाया गया कि श्री राम के विरूद्ध सदृश्य आरोप के लिए पूर्व में 
विभागीय कार्यवाही संचालित कर प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना - 1971 , दिनांक 02. 09. 15 द्वारा दंडित 
किया जा चुका है । अतएव सदृश्य आरोपों के लिए पुनः विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमानुकूल नहीं है । सम्यक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 जुलाई 2017 
विचारोपरांत इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए श्री राम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2209, दिनांक 05. 10 . 16 
द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही निरस्त करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं0 - 2 
के विरूद्ध संचालित विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2209 , दिनांक 05. 10. 16 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राकेश मोहन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )619 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


